PARTI] 


HARYANA GOVT GAZ., MAY 23 , 1989 (JYST. 2, 1911 SAKA ) . 


577 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 11 मई, 1989 
क्रमांक 381-ज-(I) -89/13148 .--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2 (ए) (ए ) तथा 3 (1 ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 

का प्रयोग करते हए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमति चिरोंजा, विधवा श्री मलङ्कर , गांव करमन, तहसील पलवल , जिला 
फरीदाबाद को रबी, 1969 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ , 1970 से खरीफ , 1979 
i50 वार्षिक तथा रवी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


तक 


- 


दिनांक 18 मई , 1989 


कमांक 253-ज . (1 ) -89 / 13985. - पूर्वी पंजाव युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमति अमर कौर , विधवा श्री राधा सिंह , गांव अोखल , तहसील 
नरायणगढ़ , जिला अम्बाला को रबी, 1980 

1980 से 300 ९ ० वार्षिक , सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान 
करते हैं । 

राज कुमार अरोड़ा , 
प्रवर सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग | 
PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
BUILDINGS AND ROADS BRANCH 

GURGAON CIRCLE 

The 1st March , 1989 
No. 28 GA /87- D /3146. - Whereas it appears to the Governor of Haryana that land is likely 
to be required to be taken by the Government , of public expenses, namely, constg . a road from 
Jogipur Hathin road to Bhigawali in Faridabad District , 

It is hereby notified that the land described in the specification below is required for the above 
purpose. 

This notification is made under the provision of section 4 (IV ) of the Land Acquisition Act, 
1894 , to all whom it may concern. 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana is pleased 
to authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants 
and workmen to enter upon and survey any land in the locality and to do all other acts required or 
permitted by that section , 

Any person interested in th : above land who has any objection to the acquisition of any , land 
in the locality may, within a period of 30 days of the publication of this notification , file an objection 
in writing 3zfore the Land 4 : quisition Officer, Haryana P.W.D., B. & R : Branch , Ambala Cantt. 

SPECIFICATION 
District Tehsil Village! H. B. Area 

Khasra Nos. 
Locality No. in 

Acres 


63 


69 


Faridabad 


Hathic 


Bigbawali 


207 


0.24 


9 , 11 , 20 , 21 

70 


5. 6 , 15, 16, 25/1 , 25/2 
(142 , 145,.473 ) 


Total Area 


0.24 


